PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 10, 1989 (PAUSA 20, 1910 SÅKA ) 


स्वास्थ्य विभाग 


fania i fata , 1988 


* 414 5/ 19 /86-1970070 III.- utafa ata sataa arusi afufum, 1940 Ft RT 21 JRT SET 
की गई शक्यिों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की इसके द्वारा उक्त अधिनियम के 
अध्याय 4 के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के भीतर निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते है । 


1 . soft top , 8412 , efe for detail. 
2. et ufars FAIT, alafu fatta 


रघबीर सिंह , 


मायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

स्वास्थ्य विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 3rd January, 1989 


No. 1570 - Spl.Cell-88 / 174 .-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land described 
in the specification below , is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , 
namely , for free allotment of residential plots to landless/homeless harijans , members of backward 
classes and economically weaker persons, in village Ladawas , tehsil Dadri, district Bhiwani, it is hereby 
notified that the land described in the specification below is needed for the above purpose. 


- 


This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for 
the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
the authorises the Collector, Bhiwani, and such other officers or officials for the time being engaged in 
the undertaking , to enter upon and survey any land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of the land in the locality may , 
within a period of thirty days of the publication of this notification in the official Gazette or in two 
newspapers or publicity, in the locality , whichever is later , file an objection , if any , in writing before the 
Sub- Divisional Officer (Civil) -cum - Land Acquisition Collector, Dadri . 

Plan of the land may be jaspected in the office of the Sub- Divisional Officer (Civil)-cum -Land 
Acquisition Collector, Dadri . 

SPECIFICATION 


-. 


District 


Tehsil 


Area 


Locality / Village 
and Hadbast No. 


Rectangle ! 
Khasra No. 


Bighas · Biswas 

0-11 


. 


Bhiwani 


Dadri 


Ladawas 


231 Min South 


229 Min West 


1--11 


2--2 


A. BANERJEE , 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department, 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 10 , 1989 (PAUSA 20 , 1910 SAKA ) 


[ PART 


1 . 


राजस्व विभाग 


दिनांक 3 जनवरी, 1989 


सं ० 1570- वि ० सैल -88 / 174. चूकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित 
भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव लाडावास, तहसील दादरी , जिला भिवानी, में 
भूमि हीन /वेघर हरिजनों , पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू -खंड (प्लाट ) 
आबंटित करने के लिए अपेक्षित है , इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि 
उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 उपबन्धों के अधीनं उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा कलेक्टर, 
भिवानी तथा इस समय इस कार्य में लगे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और 
सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के. अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो, इस . अधिसूचना के 
गजपत्र या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के 
भीतर: उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, दादरी के समक्ष लिखित रुप में आक्षेप यदि कोई हो , 
दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण उप -मंडल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, दादरी के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 

विशिष्टि . 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव तथा 


धोत्रफल 


प्रायत सं ० 
खखरा सं ० . 


हवबस्त सं ० 


बीघा बीसवा 


भिवानी 


दादरी 


लाडावास 


231 मिन दक्षिण 


11 


229 मिन पश्चिम 


1 


11 


2 


2 


ए ०. बैनर्जी, 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 2nd January, 1989 


No. 605 /49- L (I) Drg . - Whereas the land described in the Haryana Government notification 
No. 584/49- L /Drg., dated 11th August, 1988 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department for a public 
purpose , namely for Raising and Strengthening left bank of Outfall Drain No. 8 from K.M.27, 310– 
28,585 in village Dadri -toc tehsil Jhajjar, District Rohtak. 


" 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 10 , 1989 (PAUSA 20 , 1910 SAKA ) 


29 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by section 7 of the Land Acquisition 
Act, 1894 the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector-cum -District Revenue 
Officei, Rohtak to take onder for the acquisition of the land described in the specifications 
appended to the declaration published with the aforesaid notification . 

By the order of the Governor of Haryana , 

K. N. DATT , 
Superintending Engineer, 

Drainage Circle , 

Canal Offices, Rohtak , 
IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


! 


Order 


The 3rd January , 1989 
No. 70. - Whercas the land described in the Haryana :Government Notification No. 51C3 /1 - L , 
daled 11/6/88 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , has been declared to 
be needed at the expense of the Governmont for a public purpose namely for the construction 
of Sham Pura , Minor From RD 7800 to RD 13200 Off Taking at RD 200- L Of Loharu Distributary 
in Village Sham Pura Tehsil Mahindergarh , District Mahindergarh . 

Now therefore , in cxercise of th : powess conferred by scction 7 of the Land Acquisition 
Act, 1894. The Governor of Haryana hereby directs, the Land Acquisition Collector (I. B.) Bhiwani 
to tako order for the acquisition of the land described in the specification • appended to the 
declaration published with the aforesaid notificaſion . 


1 


By order of the Governor of Haryana , 


(Sd .) 
Superintending Engineer , 
I oharu Canal Circle , 

Bhiwani, 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

(IRRIGATION BRANCH ) 

The 5th January, 1989 
No. 27 /8 /86 -IW (4 ).-- The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and 
D.ainage Rules, 1976 , which the Governor of Haryana Proposes to make in exercise of the powers 
conferred by sub -section (I) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 , and 
all other powers enabling him in this bihall , is hereby Published for the information of all por 
sons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the 
Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of Publication of this 
notification in the Official Gazette , Together with objections or suggestions, if any, which may bc 
received by the Societary to Government , Haryana, Public Works Department , Irrigation Branch , 
Chandigarh , ficm any parson with respect to the draft of thc rules before the expiry of the period . 
so ap cified : 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Second Amendment ) Rules, 1988. · 

2. In the Haryana Capal and Drainage Rules , 1976 , in the Schedule of Water Rates, in Part II , 
for serial number 1 and entries there against, the following serial number and cotries thereagainst shall 
be substituted , namely : 
“ I (0) Pisewall buildings 

Re 1 per 100 cubic feet of earth moulded . 
(ii) Bricks / Tiles making 

Rs 10 por 1000 bricks /tiles or one paisa per brick / 
tilc mou ded ." . 

H. D. BANSAL , 


Financial Commissioner and Secretary to 
Government, Haryana , Irrigation and 
Power Department, Chandigarh . 


30 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 10, 1989 (PAUSA 20 , 1910 SAKA) 


[ PART I 


लोक निर्माण विभाग 


(सिंचाई शाखा ) 


दिनांक 5 जनवरी , 1989 


संख्या 27/ 8/-86- सिं कार्य ( 4).- हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976 में आगे संशोधन करने के 
लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें हरियाणा के राज्यपाल , हरियाणा नहर तया जल निकारा अधिनियम , 1974 की 
धारा 65 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली . सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं , एसे सभी व्यक्तियों के जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया 
जाता हैं , जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना हैं । । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि 
के समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे प्राक्षेपों अथवा :सुझावों सहित , यदि कोई हो , जो 
सचिव , हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग , सिंचाई शाखा , चण्डीगढ़ . द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्रारूप नियमों के . 
सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किए जाएं , विचार करेगी । 


प्रारूप नियम , 


1 


1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, (दूसरा संशोधन) नियम , 1988 कहे जा . सकते हैं । 
हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976 में , जल दरों की अनुसूची में , भाग II-में , 

अनुसूची में , भाग II-में , क्रमांक 1 और 
उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और उनके सामने प्रविष्टियां रखी जाएगी , अर्थात् : 


( 1) गोदे की दीवार वाले भवन 


1 रुपया प्रति 100 क्यूबिक फुट मिट्टी की दीवार 


. 


( 2) ईट / टाईलें बनाना 


10 रुपया प्रति 

1000 ईट/ टाईलें अथवा 1 पैसा प्रति 
ईट/टाईल बनाना 


n 


एच . डी . बंसल , 


" 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

सिंचाई विभाग , चण्डीगढ़ । 


। 


। 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROADS BRANCH 


GURGAON CIRCLE 


The 27th December, 1988 


. 


No. 28- GA/ 87 - D / 3131.-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that lend is likely 
to be required to be taken by the Government, at publio expenses, namely , constructing a road from 

M. E. S. Road to Chandla Dungerwas in Gurgaon District, it is hereby notified that the land described 
in the specification below is required for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of section 4 (IV ) of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern . 

In excercise of the power s conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana 
is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants 
and workmei, to enter upon and survey any land in the locality and to all other acts required or 
permitted by that section . 


PART 0 


HARYANA GOVT GAL , JAV. 10 , 193 ) (PAUSA 20 , 1910 SAKA ) 


31 


Any person interested in the above land who has any objection to the acquisition of any land in 
the locality 

may within 30 days of the publication of this notification file an objection in 
writing before the District Revenue Officer-cuin -Land Acquisition Collector , Gurgaon . 


L 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


H.B. 


Khasra No. 


Village 
Locality 


Arca in 
acres 


. 


Gurgaon 


Gurgaon 


Fazilwas 


149 


1.14 


CO 


8 


19 


13 , 14 , 15 


12 , 13 , 18 , 19 , 22 , 23 


-- 


21 


31 


35 


> 


! 


: 2 , 3 , 8 , 9, 12 , 13 , 18 , 19 , 22 , 23 


1 , 2 , 3 


Do 


Do 


148 


2.72 


4 


5 


6 


Chandla 
Dungerwas 


25 


19 , 20 , 21 


1, 10 , 11 , 20 , 21, 22 


1 


17 


$,6, 15 , 16, 15 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


20 


25 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


1 , 10 , 11 , 20 , 21 


30 


- 


5 , 6 , 15 , 16 , 25 


Totaj Arca 


3.86 


The 30th December , 1983 


--- 


No. 28 -GA /87- D / 3133 -A .-- Whereas the Governor of Haryana is satisficd that the land specificd 
below is necded by Government of Haryana at public expanse, for public purpose , namely , construction 
a road from Gawal Phari to Delhi Border in Gurgaon District. 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition 
Act , 1894 , to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the 
District Revenu : Offiour-cum -Land Acquisition Cullcctor, Gurgaon is hereby directed to take order 
for the acquisition of the said land . 


Plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer- cuni- Land Acquisition 
Officer, Gurgaon and th » Executive Engineer, Provincial Division , P. W.D., B. & R. Branch , Gurgaon. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality 


H.B. 
No, 


Area in 
acres 


Khasra No. 


Gurgaon 


Gurgaon 


Gawal Phari 


77 


2.03 


4 


21 , 22 , 23 , 24 


32 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 10, 1989 (PAUSA 20 , 1910 SAKA) 


[ PART I 


District 


Tebsit 


Village H. B. 

No. 


Area in 
acres 


Khasra Nos. 


Gurgaon Gurgaon 


17 


Gawal, Phari- 77 --- 2.03 -- concld 

concld concld 


2.3.4.5, 6.7, 8,9, 12, 13, 14, 15 , 16, 
17, 18, 19, 22 , 23/1 , 23/2 , 24/1, 24/2 


24 


. 


2 / 2.3,4/1 , 4/2 

30 , 31,55,72,90 
........... 
• 2.03 


Total 


CORRIGENDUM 


The 2nd January , 1989 


No. 28 - GA - 87B/ 3136. - In the notification No. 28- GA- 87B/ 2037 , dated 16th February, 1987 
under saction 4 (IV) published in Haryana State Gazette, dated 24th March , 1987 at page 1266 to 
1268 and Notification No. 28GA- 87B/ 3028 , dated 4th 

28GA -87B /3028, dated 4th December 1987 under section vi published 
in Stato Gazette dated 22nd December , 1987 at page 4343-4344 , for the work constructing a road 
from Malai to Lakhnaka road in Faridabad District the Khasra No. of village Lakanaka, 
Hadbast No. 262 may be read as 94 instead of Khasra No. 99 . 


(Sd.) 


Superintending Engineer , 
Gurgaon Circle , P.W.D., B : and R. Branch . 
श्रम विभाग 


दिनांक 2 जनवरी, 1989 


सं ० 2/ 103 / 88-2 श्रम. - मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 , की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के दूसरे परन्तुक द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल , श्रम एवं सुलह अधिकारी , पानीपत तथा प्राधिकारी, जिन 

पास उक्त अधिनियम के अधीन 89 दावों को जिनकी सूची नीचे दी गई . है उप श्रम प्रायुक्त , सोनीपत एवं प्राधिकारी 
को उपर्युक्त दावों की सुनवाई एवं निर्णत हेतु अन्तरित करते हैं । 

मीनाक्षी प्रानन्द चौधरी, 


पायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


" वेतन अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत केसों की सूची " 


1 . 


228 माफ 1986 


रामेश्वर 


बनाम एस्समा बैल्टस , पानीपत 


2 . 


207 माफ 1986 


फल सिंह 


बनाम पवन कुमार 


3 . 


15 माफ 1986 


लक्खन सिंह 


बनाम सिद्धार्थ वूलन 


126 माफ 1986 


प्रोम प्रकाश 


बनान इन्डियन स्पोर्ट्स 


5 . 


80 प्राफ 1986 


गंगा राम 


बनाम एम . सी , पानीपत 


PART I) 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 10 , 1989 (PAUSA 20, 1910 SAKA) 


33 


6 . 


256 माफ 1986 


ज्ञान चन्द 


बनाम सुपर मिलज , पानीपत 


151 प्राफ 1986 


देवी दत्त 


बनाम 


तदेव 


157 माफ 1986 


श्री प्रकाश 


बनाम 


तदेव 


9 . 


218 प्राफ 1986 


रत्न सिंह 


बनाम जसवन्त राय 


10. 


73 


माफ 1986 


लहरी 


बनाम कर्म सिंह . 


11 . 


107 माफ 1986 


लीला किशन 


बनाम सतीश कुमार 


12 . 


73 


प्राफ 1986 


सबीर 


बनाम जितेन्द्र हैन्डलूम 


13. 


139 माफ 1986 


रिसाला 


बनाम राजेन्द्रा 


14. 


3 


प्राफ 1986 


मांगे 


बनाम रूपा 


15 . 


77 भाफ 1986 


अलीजान 


बनाम जितेन्द्रा हैन्डलूम 


16. 


83 


माफ 1986 


मांगे 


वनाम रूपा 


17. 


268 आफ 1986 


राम फल 


बनाम प्रोम प्रकाश 


18. 


211 भाफ 1986 


रमेश 


बनाम उच . एस . ई.बी. 


19. 


124 माफ 


1986 


मोम प्रकाश 


बनाम जय हिन्द पायरन फाऊडरी 


20 . 


123 आफ 1986 


सुन्दर सिंह 


बनाम 


तदेव 


21 . 


4 


भाफ 1986 


दीप चन्द 


बनाम हरियाण एचपाई एण्ड एच / सी 


22. 


112 माफ 1986 . 


रती राम 


बनाम सोम नाथ 


23 . 


275 भाफ 1986 


कुन्दन 


बनाम बर्फी 


24 . 


184 प्राफ 1986 


जोत विलसन 


बनाम करनाल एग्रो इन्जी ० 


25 . 


269 प्राफ 1986 


फूल सिंह 


बनाम प्रेम 


26 . 


122 माफ 1986 


मनफल 


बनाम अमर सिंह 


27 . 


250 माफ 1986 


राजा पी ० सी ० 


पनाम ए ० डी ० सी ० 


28. 


183 माफ 1986 


इलम सिंह 


बनाम रवि 


29. 


87 


प्राफ 1986 


डिप्टी 


बनाम राम धारी 


30 . 


75 


पाफ 1986 


लाल चन्द 


बनाम चन्द्र शेखर 


31 . 


23 


प्राफ 1986 


जोगिन्द्र 


बनाम अशोका एग्रो 


32. 


24 


प्राफ 1986 


राज कुमार 


बनाम 


तदेव 


33 . 


177 माफ 1986 


प्रोम प्रकाश 


बनाम एच . एस. ई.बी. 


34. 


276 भाफ 1986 


श्रवण कुमार 


बनाम श्याम लाल 


34 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 10 , 1989 ( PAUSA 20 , 1910 SAKA) 


[ PART 1 


35 . 


130 प्राफ 1986 


राज बाला 


बनाम जय सिंह 


36 . 


67 


आफ 1986 


गुरदेव 


बनाम नामी चन्द 


37. 


86 


ग्राफ 1986 


ज्याला प्रशाद 


बनाम यूनाईटिड राईस लैग्ड 


38 . 


76 


प्राफ 1986 


मांगे राम 


बनाम खुशी राम 


39 . 


99 


माफ 1986 


श्यामा 


बनाम निरंजन 


+40 . 


199 ग्राफ 86 


इन्द्र जीत 


बनाम एच . एस.ई.बी. 


41 . 


211 आफ 86 


रमा कान्त 


बनाम साधू राम जय पाल 


42 . 


9 ग्राफ 86 


बलबीर 


बनाम बजाज इन्डस्ट्रीज . 


. 


43. 


70 आफ 86 


किशन लाल 


बनाम अलाईड रबड़ 


44. 


162 प्राफ 86 


हेम राज 


बनाम हरियाणा रोडवेज 


45 . 


259 ग्राफ 86 


हेम राज 


बनाम हरियाणा रोडवेज 


46 . 


52 प्राफ 86 


शामू 


बनाम राम प्रकाश 


. 


47. 


239 प्राफ 86 


राम किशन 


बनाम सरपंच 


1 


48. 


116 श्राफ 86 


हुक्मा 


बनाम तुली 


49 . 


215 ग्राफ 86 


सतबीर 


बनाम कोआपरेटिव बैंक 


50 . 


75 प्राफ 86 


प्रभा वालिया 


बनाम संजीव बंसल 


51 . 


239 श्राफ 87 


प्रोम प्रकाश 


बनाम जगदीश 


52. 


37 प्राफ 87 


प्रोम प्रकाश 


बनाम उल्यू. जे.सी. 


. 


53. 


13 प्राफ 1981 


श्रोम वीर 


बनाम स्टील क्राफ्ट 


54. 


12 आफ 87 


ओम प्रकाश 


बनाम स्टील काक्ट 


55 . 


21 प्राफ 87 


सतपाल 


बनाम गणेश राई मिल्ज 


56 . 


15 प्राफ 87 


जय नारायण 


बनाम एच . एस . ई.बी. 


57 . 


80 प्राफ 87 


हरि चन्द 


बनाम शुगर मिल , 

पानीपत 


58. 


107 आफ 87 


शिव दयाल 


बनाम रमेश चन्द्र 


59 . 


75. श्राफ 87 


बुद्ध राम 


बनाम प्रमोद हलवाई 


60 . 


70 प्राफा 87 


महेश्वर 


बनाम उच . एस . ई.वी. 


61 . 


64 प्राफ 87 


सुभाष 


बनाम एच . एस.ई.बी. 


62. 


49 आफ 87 


अब्दुल रसीद 


बनाम एच.एल. एण्ड एच . सी . 


PART JI 


HARYANA GOVT GAZ., JAN. 10, 1989 (PAUSA 20, 1910 SAKA ) 


35 


63. 


98 प्राफ 87 


जगदीश 


बनाम एच . एस . ई . बी . 


64 . 


67 आफ 87 


जय सिंह 


बनाम कोआपरेटिव बैंक 


65, . 


33 आफ 87 


रमेश 


बनाम अमर सिंह 


66. 


41 प्राफ 87 


राम सरन 


बनाम इन्द्र पैलेस 


67. 


40 आफ 87 


मेक्शी राम 


बनाम इन्द्र पैलेस 


68 . 


2 प्राफ 8.7 


जीया सिंह 


बनाम हरियाणा रोडवेज 


69. 


24 आफ 87 


फूल 


सिह 


बनाम हरियाणा रोडवेज 


70 . 


19 प्राक 87 


राम सिंह 


बनाम बजाज इन्डस्ट्रीज 


71 . 


103 आफ 87 


बहादुर सिंह 


बनाम सीता राम 


72 . 


73 ग्राफ 87 


राज प्रशाद 


वनाम ए . डो . सी . 


73 . 


149 प्राफ 87 


राजू प्रशाद 


तदेव 


74 . 


5 आफ 87 


राज 


प्रशाद 


तदैव 


75. 


50 आफ 87 


प्रेम सिंह 


बनाम राम कुमार 


76 . 


20 प्रफि 87 


पृथी सिंह 


बनाम बजाब इन्डस्ट्रीज 


77. 


39 अाफ 


धन्ना राम 


बनाम जापान 


. 


36 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 10 , 1989 (PAUSA 20 , 1910 SAKA ) 


[ PART I. 


78 . 


87 आफ 87 


पूर्ण 


वनाम मार्केट कमेटी 


79 . 


106 आफ 87 


प्राशा राम 


वनाम बाबू राम 


80 . 


25 ग्राफ 87 


रिसाला 


बनाम सुशील भाटिया 


81 . 


104 श्राफ 87 


तेज पाल 


बनाम ग्रान्टू 


82. 


23 ग्राफ 87 


सुरेन्द्र सिंह 


बनाम रण सिंह 


83. 


38 आफ 87 


राम करण 


बनाम कोआपरेटिव डेयरी 


84. 


151 प्राफ 87 


सोभा राम 


वनाम महेन्द्र 


85 . 


52 ग्राफ 87 


माम चन्द 


बनाम महेन्द्र 


86 . 


170 प्राफ 87 


ईश्वर 


बनाम शूगर मिल , करनाल 


87. 


16 आफ 87 


ईश्वर 


तदेव 


88 . 


160 ग्राफ 87 


राम बहादुर 


बनाम आर. के . इन्जी ० 


89 . 


157 ग्राफ 87 


राधा बाई 


बनाम गणेश दास 


31046 CS ( H ) -Govt. Press, U.T., Chd . 


